Supplement - II 


FAAPSAMA 


NineCHDAINIK 


सत्यमेव जयते 


SOVT 
.OF 


RYANA 


Haryana 6 

Government 

ment Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 15-2019 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , APRIL 9 , 2019 ( CHAITRA 19 , 1941 SAKA ) 

General Review 


मत्स्य पालन विभाग , हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 

दिनांक 5 मार्च, 2019 
क्रमांक इन्वैस्टीगेटर -2019 / 123. 
मत्स्य प्रबन्धन एवं संरक्षण 

राज्य के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रेनों में मत्स्य सम्पदा का मत्स्य प्रबन्ध एवं संरक्षण के अधिकार पंजाब 
फिशरीज एक्ट , 1914 तथा उसके अधीन बनाई गई । हरियाणा मत्स्य नियमावली, 1996 के अन्तर्गत इस वर्ष भी मत्स्य विभाग 
हरियाणा के पास रहे । अधिसूचित पानियों के मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी खुली बोली द्वारा की गई, जिससे विभाग 
को 195.07 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ । वर्ष 2016-17 के दौरान गैर कानूनी मछली पकड़ने के 15 केस दर्ज किये 


1 . 


गये । 


2 . 


मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण 

वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तम किस्म का मत्स्य बीज उत्पादन करने हेतु कृत्रिम विधि द्वारा 758 जोड़े भारतीय मेजर 
कार्प तथा 2753 जोड़े कामन कार्प मछलियों का प्रजनन राजकीय मत्स्य बीज फार्मों पर करवाया गया । राज्य के विभिन्न मत्स्य 
बीज फार्मों से 1199.44 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया जिसमें 841.61 लाख उत्तम किस्म का बीज भारतीय मेजर 
कार्प तथा 357.83 लाख विदेशी मछली कामन कार्प बीज का उत्पादन किया गया । इसके अतिरिक्त मत्स्य पालकों द्वारा 
5333.00 लाख मत्स्य बीज उत्पादन किया गया जो मत्स्य बीज उत्पादन किया गया उसे मत्स्य किसानों को निर्धारित दरों पर 
सप्लाई किया गया तथा उन के तालाबों में संचित किया गया । 

तालाबों में मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम 

विभाग द्वारा 18975 हैक्टेयर जलक्षेत्र में मत्स्य पालन के अधीन लाया गया तथा इस जलक्षेत्र में 7665.65 लाख उत्तम 
किस्म का मछली बीज संचित किया गया तथा निजी / लीजड तालाबों से 144210 टन मछली बीज का उत्पादन किया गया । 

झीलों एवं बन्धों में मत्स्य विकास 

राज्य में पर्यटन स्थलों पर स्थित झीलों व जलाश्यों में मत्स्य विकास कार्यक्रम पर्यटन विभाग की देख - रेख में हुआ । वर्ष 
2016-17 के दौरान इन बन्धों / झीलों के 152.90 हैक्टेयर जलक्षेत्र में 67.70 लाख मत्स्य बीज संचित करके 813.00 टन मछली 
का उत्पादन किया गया । 


3 . 


4 . 


( 47) 


48 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., APR . 9 , 2019 (CHTR . 19 , 1941 SAKA ) 


5 . 


द्वारा अनुदान का वितरण 

वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को 930.78 लाख रू 0 जिसमें 734.26 लाख रू 0 सामान्य परिवारों 
को तथा 166.52 लाख रू 0 की धनराशि अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान के रूप में नये तालाब बनाने, टयूबवैल 
लगवाने तथा मत्स्य इनपुटस जैसे मत्स्य बीज , खाद खुराक इत्यादि मत्स्य पालकों को प्रदान करवाया गया 
6 . 

प्रशिक्षण एवं विस्तार 


1 . 


वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा विस्तार कार्यक्रम के अर्न्तगत 94323 पुस्तकें बाटी गई, 69 प्रदर्शनी एवं 
779 भाषणों का आयोजन किया गया तथा 1279 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । 

मत्स्य उत्पादन एवं वितरण 

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य में 144210 टन मछली का उत्पादन किया गया तथा राज्य की विभिन्न मण्डियों तथा 
दिल्ली में बेचा गया । 
8 . झीगां उत्पादन एवं वितरण 

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य में 93.74 हैक्टेयर जलक्षेत्र में झीगां पालन किया गया तथा 540.0 कि 0 ग्रा 0 झीगां का 
उत्पादन किया गया तथा राज्य की विभिन्न मण्डियों तथा दिल्ली में बेचा गया । 
9 . मत्स्य बजट तथा व्यय (लाख रू 0 में ) 


क्र ० सं ० 


स्कीम 


बजट अनुमान 


वास्तविक खर्च 


1 


गैर योजना 


2800.55 


2710.91 


2 


राज्य योजना 


1050.00 


1001.95 


3 


केन्द्रीय सहायता 


1414.05 


809.23 


कुल जोड़ 


5264.60 


4522.09 


10 . 


प्रशासन 

वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग का संचालन , श्री राजेन्द्र कुमार सांगवान , निदेशक , मत्स्य पालन विभाग , हरियाणा द्वारा 
किया गया । 


पी ० के ० महापात्रा, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

मत्स्य पालन विभाग । 


Review of the Annual Administrative Report of the Fisheries Department, Haryana 

for the Year 2016-2017 


The 5th March , 2019 


No. Investigator/ 2019/ 123. 


1 . 


FISHERIES MANAGEMENT AND CONSERVATION . 


Conserviation and management of fish stock in natural Notified Waters (Rivers , Canals and Drains ) were 
regulated by Fisheries Department under Punjab Fisheries Act , 1914 and Haryana Fisheries Rules , 1996 framed 
thereunder , Auction of fishing rights in notified water was conducted publically and the department received Revenue 
of Rs. 195.07 Lakh . Department compounded 15 cases of illegal fishing under this Act during the year 2016-17 . 
2 . FISH SEED PRODUCTION AND DISTRIBUTION . 

In order to produce fish seed through induced breeding 758 pairs of Indian Major Carp fish and 2753 of 
Common Carp fish were bred at Government Fish Seed Farms during the year 2016-17 Quality fish seed of Indian 
Major Carp ( IMC ) and Common Carp ( CC ) to the tunne of 841.61 Lakh and 357.83 Lakh respectively i.e. total of 
1199.44 Lakh was produced at various fish seed farms of the State . In addition to this, 5333.00 Lakh was produced by 
the fish farmers. The fish seed so produced was supplied to the fish farmers and stocked in their ponds in the State . 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., APR . 9 , 2019 (CHTR . 19 , 1941 SAKA ) 


49 


3 . 


FISHERIES DEVELOPMENT PROGRAMME IN PONDS . 


Department brought 18975 hectare water area under fish farming by stocking 7665.65 Lakh quality fish seed 
and 144210 MT of fish was produced from private /leased ponds. 


4 . 


FISHERIES DEVELOPMENT IN LAKES AND RESERVOIRS . 


Fisheries activities in lakes and reservoirs situated at different Tourist Complexes remained with the Tourism 
Department to the tune of 67.70 Lakh fish seed was stocked in 152.90 Hectare Lake/reservoir water area and 
81.00 MT fish was produced during the year 2016-17 . 


5 . 


DISTRIBUTION OF SUBSIDY BY FISHERIES DEPARTMENT. 


During the year 2016-17 the department under various schemes provided Rs. 764.26 Lakh and Rs. 166.52 Lakh as 
subsidy to the Scheduled Caste Families for the construction of now ponds, installation of tubewell and on inputs like 
fish seed , feed and fertilizedrs etc. to the fish farmers . 


6 . 


TRAINING AND EXTENSION . 


During the year 2016-17 , under the extension 

under the extension programme, the department 94323 booklets , arranged 
69 Exhibitions, delivered 779 Lactures and trained 1279 persons . 

FISH PRODUCTION AND DISTRIBUTION . 


1 . 


During the year 2016-17 , 144210 MT of fish was produced in the State and marketed in the different fish 
markets of the State and Dehli. 


8 . 


FRESHWATER PRAWN PRODUCTION AND DISTRIBUTION . 


During the year 2016-17 , an area of 93.74 hectare was brought under prawn farming and 540.2 Kgs. Of prawn 
was produced in the State and marketed in the different fish markets of the State and in Nation Capital. 


9 . 


FISHERIES BUDGET AND EXPENDITURE (Rs. In lakh ). 


Sr. No. 


Scheme 


Budget 


Annual expenditure 


1 


Non - Plan 


2800.55 


2710.91 


2 . 


State - Plan 


1050.00 


1001.95 


3 


Centre Share 


1414.05 


809.23 


Total 


5264.60 


4522.09 


10 . 


ADMINISTRATION . 


Department of Fisheries Haryana has been supervised by Sh . R. K. Sangwan , Director, Fisheries Haryana 
during the year 2016-17 . 


P. K.MAHAPATRA , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Fisheries Department. 


56970 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


